सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 बैशाख , 1944 ( श ० ) 


) 


संख्या - 208 राँची , शुक्रवार , 


6 मई , 2022 ( ई ० ) 


) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
29 अप्रैल , 2022 


> 


संख्या -13 / स्था ० पदस्थापन -01 / 2013 का०- 2763 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री विनोद कुमार तिवारी , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , गोड्डा को प्रस्तुतीकरण 
पदाधिकारी ( Presenting Officer ) , राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग , नई दिल्ली के पद पर बाह्य सेवा 
में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त करने हेतु उनकी सेवा 03 वर्षों के लिये राष्ट्रीय मानवाधिकार 
आयोग , नयी दिल्ली को सौंपी जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


आसिफ हसन , 


सरकार के उप सचिव । 


3 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 208 -- 50 


